निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार गजट 


( सं0 पटना 559) 


20 अग्रहायण 1930 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार 11 दिसम्बर 2008 


आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 

15 जुलाई 2008 
सं0 -1संख्या - 1 / प्रा आ०- 11/ 2006 - 1824 - - आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ( 2005 का 53 ) की धारा - 14 की 
उपधारा 2 ( b ) के अधीन श्री निशीकान्त सिन्हा , भा.प्र. से. ( सेवानिवृत) , सी०-II/ 41, शाहजहां रोड , नई 
दिल्ली - 110011 , को सदस्य , बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण , बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

आपदा प्रबंधन ( राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्ते तथा भत्तों का संदाय ) नियमावली , 
2008 के आलोक में सेवाशर्त तथा वेतन भत्ता आदि देय होगा । ( अधिसूचना संख्या 1360 / आ0प्र0 दिनांक 02. 06. 08 
दृष्टव्य है ) । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

के0 के0 अग्रवाल , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 559- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 


